सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अश्विन, 1937 ( श० ) 


संख्या 733 राँची, बुधवार 


30 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 


30 सितम्बर, 2015 
संख्या. 9 । न्याया०. 0 5 - 07 / 15 - 18 2 ( 9) .. W. P(S) No. - 499 6 / 04 में दिनांक 11 दिसम्बर, 2 0 14 


को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 


पदस्थापन हेतु डॉ० देवी प्रसाद बन्दोपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज , 


जमशेदपुर तत्कालिक प्रभाव से मुख्यालय में योगदान देंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के० विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 733 – 50 । 


